PART I ) 


HARYANA GOVT GAZ., AUGUST 5 , 1986 (SRVN. 14, 1908 SAKA) 


2185 


3 


राजस्व विभाग 
युद्ध जागीर 


शुद्धि -पत्र 
दिनांक 28 जुलाई , 1986 


क्रमांक 630-ज-( 2)-86/22368. हरियाणा सरकार , राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक 361- ज-( 2) 
86/12706, दिनांक 25 अप्रैल , 1986 , जो हरियाणा सरकार के राजपत्र दिनांक 6 मई, 1986 में प्रकाशित की गई है, 
की पहली लाईन में गांव " भैस खुर्द ” की बजाये " भैसरु खुर्द ” पढ़ा जाये । 


युद्ध जागोर 


दिनांक 28 जुलाई, 1986 
क्रमांक 680 - ज ( 2 )-86/22372.-- श्री पीरू राम , पुत्र श्री दीवा राम , निवासी 648, आर्यनगर, तहसील व जिला 
रोहतक , की दिनांक 18 अप्रैल , 1986, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप , हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 
1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 
2( ए ) ( 1 ए) तथा 3 ( 1 ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री पीरू राम की मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक 
की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 855-ज-( 2)-73/15596, दिनांक 25 मई, 1973 तथा 
अधिसूचना क्रमांक 1789- जे- 1-79 / 44040, दिनांक 30 अक्तूबर , 1979, द्वारा मंजूर की गई थी , अब उसकी विधवा 
श्रीमती पारवती देवी के नाम खरीफ , 1985 से 300 रुपये वार्षिक दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं । 


क्रमांक 673- ज ( 2 ) -86/22376 .--- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए )(1 ए) तथा 3( 1 ए ) के अनुसार सौंपे गए 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री कवल सिंह, पुत्र श्री हरद्वारी , गांव माण्डोठी , तहसील बहादुरगढ़ ,. 
जिला रोहतक , को रबी , 1976 से खरीफ़ , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी , 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत 
की युद्ध जागीर , सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

सोमनाथ , 
अवर सचिव , राजस्व ( ऐ ० ण्ड जे ० ) 

हरियाणा सरकार , राजस्व विभाग । 
IRRIGATION AND POWER DEPARTMENT 

The 8th July, 1986 
No. 21 /15 /85 -IW (4 ).- In exercise of the powers conferred by sub -section (1) of section 3 
of the Haryana Canal and Drainage Act, 1974, the Governor of Haryana hereby declares the 
officers mentioned in column 2 of the schedule given below by whom all the matters under 
the said Act in respect of which and the local limits of their respective jurisdiction within 
which all the powers concerned and duties imposed , under the said Act, on the officers specified 
in column 3 thereof, shall be exercised and performed . 


SCHEDULE 


Serial 

No. 


Designation 


Officers under the Act 


I 


Superintending Canal Officer 


Superintending Engineer 

Canal Lining Circles 
2 Executive Engineer , 

Canal Lining Divisions 
3. Sub- Divisional Officer , 

Canal Lining Sub -Divisions 


Divisional Canal 


Officer 


Sub - Divisional Canal Officer 


M. C. GUPTA , 
Financial Commissioner and 
Secretary to Government , Haryana, 
Irrigation and Power Department. 


2186 


HARYANA GOVT GAZ . , AUGUST 5 , 1986 ( SRVN . 14 , 1908 SAKA) 


[ PARTI 


सिंचाई विभाग 


दिनांक 8 जुलाई, 1986 
सं ० 21 / 15/ 85- सि . कार्य ( 4).- हरियाणा नहर तथा जल निकास अधिनियम , 1974 की धारा 3 को उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए और इस सम्बन्ध में जारी की गई सभी पहली अधिसूचनाओं का अधिक्रमण 
करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा नीचे दी गई अनुसची के खाना संख्या 2 में वर्णित हरियाणा सरकार के 
अधिकारी घोषित करते हैं जिनके द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन सभी मामलों में और अपने अपने अधिकार क्षेत्रों की ऐसी 
स्थानीय सीमाओं के भीतर जिनक भीतर उन्हें उक्त अधिनियम के अधीन शक्तियां प्रदान की गई है अथवा कर्तव्य सौंपें गए 
है । उक्त अधिनियम के खाना 3 में लिखित सभी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग अथवा सौ पे गएं कर्तव्यों का पालन किया 
जाएगा । 

अनुसूची 


क्रमांक 


पद संख्या 


अधिनियम के अधीन अधिकारी 


1 


2 


3 


अधीक्षक इन्जीनियर के नाल लाईगि परिमण्डल 


अधीक्षक नहर अधिकारी 


कार्यकारी इंजीनियर कैनाल लाईनिंग मण्डल . 


मण्डल नहर अधिकारी 


3 


उप- मण्डल अधिकारी, कैनाल लाईनिंग उप -मंडल 


उप - मण्डल नहर अधिकारी 


एम ० सी ० गुप्ता, 


वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार , 

सिंचाई विभाग । 


ENVIRONMENT 


DEPARTMENT 


The 25th July , 1986 
No.4/ 2 / 85- Env. - In Haryana Government Notification No.4/ 2/85- Env , 

dated 28th 
February , 1986 published in Haryana Government Gazette, the 11th March, 1986 in para 
2 in first line the word " water" between cf and pollution be deleted . 

KULWANT SINGH, 
Financial Commissioner and 
Secretary to Government, Haryana , 

Environment Department . 


AGRICULTURE DEPARTMENT 


The 31st July , 1986 


No. 5071 -Agri.-II(2 ) -86 / 16594.- In exercise of the powers conferred by section 48 of the Land 
Acquisition Act, 1894 , and all other powers enabling in this behalf , the Governor of Haryana hereby with 
draws from the acquisition , the land at Jathelane , tehsil Thanesar, district Kurukshetra with respect to 
which Haryana Government , Agriculture Department , notification No. 6120- Agri. II ( 2 ) -84/15962 , dated 7th 
December, 1984 was issued under section 4 of the said Act and declaration under section 6 thereof was 
made with Haryana Government Agriculture Department No. 6120 - Agri. II (2)-84/15955 , dated 7th 
December, 1984 . 


K. K. SHARMA, 


Commissioner and Secretary to Government, Haryana , 

Agriculture Department. 


